शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015." 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. " 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 141 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 1 अप्रैल 2016 - चैत्र 12, शक 1938 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती कलामती पटेल पति श्री श्यामलाल पटेल , उम्र 45 वर्ष, वर्तमान निवासी विकास 
नगर, 27 खोली, बिलासपुर ( छ. ग.) स्थायी निवासी - ग्राम कोसमसरा, पोस्ट बया, तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा ( छ. ग. ) 
की हूं. यह कि मेरा विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार श्री श्यामलाल पटेल के साथ हुआ है. विवाह पश्चात् मैं अपना नाम परिवर्तित कर नया 
नाम भारती पटेल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे भारती पटेल पति श्री श्यामलाल पटेल के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्जकिया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कलामती पटेल 

पति श्री श्यामलाल पटेल 
वर्तमान निवासी - विकासनगर, 27 खोली, बिलासपुर ( छ. ग. ) 

स्थायी निवासी - ग्राम - कोसमसरा, पोस्ट बया , 
तहसील कसडोल , जिला बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग. ) 


भारती पटेल ( Bharti Patel ) 

पति श्री श्यामलाल पटेल 
वर्तमान निवासी -विकासनगर , 27 खोली, बिलासपुर ( छ. ग. ) 

स्थायी निवासी - ग्राम - कोसमसरा , पोस्ट बया , 
तहसील कसडोल, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा ( छ. ग .) 


69 


70 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूर्वी मूलचंदानी (Purvi Mulchandani ) पति श्री बसंत मूलचंदानी ( Basant 
Mulchandani), उम्र 32 वर्ष, निवासी - क्वा . नं. 43/ डी, सड़क नं . एवेन्यू - सी , सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूं. यह कि 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम कु. विमल मंगतानी ( Vimal Mangtani) पिता श्री चन्द्र कुमार मंगतानी 
( Chandra Kumar Mangtani ) दर्ज है जो सही व सत्य है. मेरा विवाह दिनांक 10-05-2015 को श्री बसंत मूलचंदानी पिता श्री अशोक कुमार 
मूलचंदानी के साथ हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम पूर्वी मूलचंदानी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं . 


अतः अब मुझे पूर्वी मूलचंदानी पति श्री बसंत मूलचंदानी के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


VIMAL MANGTANI 
D /o Shri Chandra Kumar Mangtani 
Resd.- Opposite old Police Station , 

Main Road , Kamptee (M.S ) 


PURVI MULCHANDANI 

W /o Shri Basant Mulchandani 
Resd.- Qr. No.43 / D , Street Avenue -C , Sector 1, 

Bhilai, Distt. Durg ( C.G. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , भरतकुमार गाड़ा पिता श्री महेन्द्र महानन्द, उम्र 46 वर्ष, निवासी -पंचशीलनगर , क्वाटर 
नं . - आई -4, पी . एच. ई. कालोनी, रायपुर , थाना सिविल लाईन, तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे वोटर आई डी कार्ड, 
आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस में मेरा नाम भरत महानन्द दर्ज है तथा मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम भरतकुमार गाड़ा वल्द श्री महेन्द्र महानन्द 
दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम भरत महानन्द रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे भरत महानन्द पिता श्री महेन्द्र महानन्द के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


भरतकुमार गाड़ा 

पिता श्री महेन्द्र महानन्द 
निवासी- पंचशीलनगर, क्वा . नं . आई -4, 
पी . एच. ई . कालोनी, सिविल लाईन , रायपुर ( छ. ग. ) 


भरत महानन्द 
पिता श्री महेन्द्र महानन्द 
निवासी- पंचशीलनगर, क्वा. नं . आई -4, 
पी . एच. ई. कालोनी, सिविल लाईन, रायपुर ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016 


71 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सुशीला निषाद ( Sushila Nishad ) पति श्री विकास कुमार मांझी (Shri Vikas Kumar 
Majhi) निवासी - म . नं . G. V. 3/5, शरद पैलेस, गीतांजली विहार , नेहरू नगर बिलासपुर ( छ. ग. ) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुशीला था 
जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय, अंकसूची तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सुशीला निषाद रख 
ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं. 


अतः अब मुझे श्रीमती सुशीला निषाद पति श्री विकास कुमार मांझी के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सुशीला 
पति श्री विकास कुमार मांझी 
निवासी- मौसाजी व्हाइट हाउस , 
उस्लापुर ओवर ब्रिज, बिलासपुर ( छ. ग. ) 


श्रीमती सुशीला निषाद ( मांझी ) 

पति श्री विकास कुमार मांझी 
निवासी - म. नं . G. V. 3/5 , शरद पैलेस , 
गीतांजली विहार , नेहरू नगर बिलासपुर ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , ज्ञानेन्द्र सिंह गौर पिता श्री नरेन्द्र सिंह गौर , उम्र 58 वर्ष, निवासी - क्वा . नं . 2/ बी, सड़क 
नम्बर 8, सेक्टर 2, भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम ज्ञानेन्द्र सिंह था जो मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
एवं दस्तावेजों में दर्ज है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम ज्ञानेन्द्र सिंह गौर दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम “ गौर ” जोड़कर नया नाम ज्ञानेन्द्र 
सिंह गौर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे ज्ञानेन्द्र सिंह गौर पिता श्री नरेन्द्र सिंह गौर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ज्ञानेन्द्र सिंह 

पिता श्री नरेन्द्र सिंह गौर 
निवासी - क्वा. नं. 2/ बी, सड़क नं. 8, सेक्टर 2, 
भिलाईनगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


ज्ञानेन्द्र सिंह गौर 

पिता श्री नरेन्द्र सिंह गौर 
निवासी - क्वा . नं. 2/ बी , सड़क नं . 8, सेक्टर 2, 
भिलाईनगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


72 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , तिलकपुरी गोस्वामी पिता स्व . एम. पी . गोस्वामी, उम्र 49 वर्ष, निवासी - साकेत कालोनी, 
कातुलबोड दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरा पुत्र Sumit Puri Goswami कक्षा दसवीं की परीक्षा शकुन्तलाविद्यालय 
रामनगर भिलाई से सत्र 2009-11 में उत्तीर्णकिया जिसका अनुक्रमांक 6131391 है. उक्त अंक सूची में मेरे पुत्र का नाम Sumit Puri दर्जकिया 
गया है जबकि मेरे पुत्र का पूर्ण नाम Sumit Puri Goswami है तथा उसी अंकसूची में पिता का नाम T. P.Goshwami दर्ज किया है जबकि 
पिता का वास्तविक नाम T. P. Goswami है एवं उसी अंकसूची में माता का नाम Usha Puri Goshwami दर्ज किया है जबकि माता का 
वास्तविक नाम Usha Puri Goswami है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम Sumit Puri Goswami रख लिया हूं तथा इस आशय 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मेरे पुत्र को Sumit Puri Goswami पिता श्री तिलकपुरी गोस्वामी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


Sumit Puri 
Father s Name- T . P.Goshwami 
Mother s Name- Usha PuriGoshwami 
Address- Saket Coloney, Katulbord 

Durg (C. G.) 


Sumit Puri Goswami 
Father s Name- T. P.Goswami 
Mother s Name- Usha Puri Goswami 
Address- Saket Coloney, Katulbord 

Durg ( C. G.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शान्ति दास साहू आत्मज स्व . श्री हीरा लाल साहू, आयु 52 वर्ष, निवासी -6 /6, राधिका 
नगर, सुपेलाभिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण - पत्रों एवं बी . एस. पी. रेल एवं स्ट्रकचरल मिल भिलाई 
के सेवा अभिलेख में मेरा नाम शान्ति दास आ . हीरा लाल साहू दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम “साहू ” जोड़कर नया नाम शान्ति दास साहू 
रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे शान्ति दास साहू आत्मज स्व . हीरा लाल साहू के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शान्ति दास (Shanti Das ) 
आ . हीरा लाल साहू ( Hira Lal Sahu ) 
निवासी -6/ 6, राधिका नगर, सुपेला भिलाई , 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


शान्ति दास साहू (Shanti Das Sahu ) 

आ . हीरा लाल साहू ( Hira Lal Sahu ) 
निवासी -6/6, राधिका नगर, सुपेला भिलाई , 

तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016 


73 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्याम लाल धावड़े आत्मज श्री कन्हैया लाल धावड़े, उम्र 48 वर्ष, जाति हल्बा ( अ. ज. जा.) 
पेशा शासकीय सेवा, निवासी - ग्राम बिजोरा, पो . आ . बडगांव , तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद ( छ. ग. ) का हूं. यह कि मेरी शासकीय सेवा 
पुस्तिका एवं कुछ अभिलेख में मेरा नाम श्याम लाल घावड़े (Shyam Lal Ghawde) आ. कन्हैया लाल घावड़े अंकित है जबकि कुछ अन्य 
शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम श्याम लाल धावडे (Shyam Lal Dhawde) अंकित है जो सही है . मैं अपने उपनाम “ घावडे ” को परिवर्तित कर 
नया नाम/ उपनाम श्याम लाल धावड़ेरख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं. 


अतः अब मुझे श्याम लाल धावड़े आत्मज श्री कन्हैया लाल धावड़े के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्याम लाल घावड़े ( ShyamLal Ghawde ) 

आत्मज श्री कन्हैया लाल घावड़े 
स्थायी निवासी - ग्राम बिजोरा , पो. आ . बडगांव, 
तहसील डौंडीलोहारा, जिला बालोद ( छ. ग . ) 


श्याम लाल धावड़े ( Shyam Lal Dhawde ) 

आत्मज श्री कन्हैया लाल धावड़े 
वर्तमान पता - शासकीय आवास गृह क्र . ई/ 5, 
दक्षिण चक्रधर नगर टी . व्ही . टॉवर रोड , 

वार्ड क्र . 28 रायगढ़ ( छ. ग . ) 


~ 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं , नारायणपुर ( छ. ग. ) 


नारायणपुर , दिनांक 16 फरवरी 2016 


[ छ. ग . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) ] 


क्रमांक / परि./ स. पं. ना ./ 2016/ 83. – परिसमापनाधीन श्री नटराज दोनापत्तल सहकारी समिति मार्यादित , उड़िदगाँव ( छ. ग. ) पंजीयन 
क्रमांक / ए. आर ./ बी . टी . आर./522 दिनांक 29-03-2007 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री हेमन्त कुमार कुर्राम, उप - अंकेक्षक द्वारा 
कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न श्री नटराज दोनापत्तल सहकारी समिति मर्यादित , 
उड़िदगाँव ( छ. ग. ) पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./ बी . टी . आर./522 दिनांक 29-03-2007 का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के 
कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 30-11-2015 को देनदारी एवं लेनदारी शून्य है. 


अतः मैं , एस. एन . बघेल , सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर छ . ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की 
अधिसूचना क्रमांक / एफ / 15-19/15-02 /2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छ. ग . सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 ( 1 ) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नटराज दोनापत्तल सहकारी समिति मर्यादित , उड़िदगाँव ( छ. ग. ) पंजीयन 
क्रमांक / ए. आर./ बी . टी . आर ./522 दिनांक 29-03-2007 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 16-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


74 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 1 अप्रैल 2016 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नारायणपुर , दिनांक 16 फरवरी 2016 


[ छ. ग . सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) ] 


क्रमांक / परि./ स. पं. ना./2016/ 84. – परिसमापनाधीन मां दंतेश्वरी आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित गौरदण्ड ( छ. ग. ) 
पंजीयन क्रमांक /ए. आर./ बी. टी. आर./526 दिनांक 09-08-2007 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री पी . एस. ध्रुव, उप - अंकेक्षक द्वारा 
कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न मां दंतेश्वरी आदिवासी मछुआ सहकारी समिति 
मर्यादित गौरदण्ड ( छ. ग. ) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 30-11 
2015 को देनदारी एवं लेनदारी शून्य है. 


अतः 


मैं , एस. एन . बघेल , सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की 
अधिसूचना क्रमांक/ एफ /15-19 /15-02 / 2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 ( 1 ) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मां दंतेश्वरी आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित गौरदण्ड ( छ. ग. ) 
पंजीयन क्रमांक/ ए. आर./ बी . टी . आर./ 526 दिनांक 09-08-2007 को रद्द करने का आदेश पारित करता हूं . 


यह आदेश आज दिनांक 16-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है . 


नारायणपुर , दिनांक 16 फरवरी 2016 


[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 1 ) ] 


क्रमांक/ परि./ स. पं. ना./ 2016/ 85. – परिसमापनाधीन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर ( छ. ग. ) पंजीयन 
क्रमांक / ए. आर ./ बी. टी . आर ./ 464 दिनांक 27-04-2002 की अंतिम प्रतिवेदन परिसमापक श्री हेमन्त कुमार कुर्राम, उप - अंकेक्षक द्वारा 
कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर में प्रस्तुत किया गया. प्रतिवेदन में संलग्न प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति 
मर्यादित नारायणपुर ( छ. ग. ) का अंतिम स्थिति विवरण पत्रक के अनुसार समिति के कार्य का परिसमापन कर दिया गया है. आज दिनांक 30 
11-2015 को देनदारी एवं लेनदारी शून्य है. 


अतः मैं , एस. एन. बघेल , सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की 
अधिसूचना क्रमांक/ एफ / 15-19/ 15-02/ 2012/03 दिनांक 04 -05-2012 के सरल क्रमांक 51 के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 ( 1 ) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर ( छ. ग. ) को 
रद्द करने का आदेश पारित करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 16-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है. 


एस . एन . बघेल, 
सहायक पंजीयक . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2016. 


